शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


NR 


IA 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 657 ] 


रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 - आश्विन 13, शक 1941 


वन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 4 अक्टूबर 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक 2- 14 / 2013 / 10 -1/ वन . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ़ के 
राज्यपाल, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ वन ( राजपत्रित ) सेवा, भर्तीनियम , 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 


नियम 11 के उप -नियम ( 11 ) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ शारीरिक मापदण्ड ( न्यूनतम ) 


पुरूष 


महिला 


( एक ) 


ऊंचाई ( अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग ) 


163 से. मी . 


150 से. मी . 


( दो ) 


ऊंचाई ( अनुसूचित जनजाति ) 


152 से . मी . 


145 से. मी . 


( तीन ) 


सीना 


79 से . मी . 


74से. मी . 


( चार) 


न्यनतम सीनाति 
न्यूनतम सीना विस्तार 


5 से . मी . 


5 से. मी. 


( पांच ) 


शारीरिक क्षमता परीक्षण, चार घण्टे के भीतर पैदल चलना 


26 कि . मी . 16 कि . मी . ” 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जयसिंह म्हस्के , सचिव . 


1313 


1314 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 


AtalNagar , the 4th October 2019 


NOTIFICATION 


No . F 2- 14/ 2013 /10 - 1/ Forest . - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following amendment in Chhattisgarh Forest 
(Gazetted ) Services, RecruitmentRules 2015 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, 


For table of sub -rule ( 11) of rule 11, the following shall be substituted , namely : 


" PHYSICAL PARAMETERS (MINIMUM ) 


Male 


Female 


Height (unreserved, Scheduled caste and other backward classes) 


163 cms . 


150cms . 


Height (Scheduled Tribes) 


152 cms. 


- 145 cms. 


Chest 


79 cms . 


74cms . 


(iv ) 


Minimum Chest expansion 


5 cms. 


5 cms. 


(v) 


Physical caliber test walking within Four hours 


26Kms. 


16Kms. " 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JAISING MHASKEY, Secretary . 


अटल नगर , दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक 2-14/ 2013 / 10-1/ वन . - छत्तीसगढ़ वन सेवा ( संयुक्त ) परीक्षा नियम , 2014 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 


नियम 03 ( क ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे : 


“ (3 )( क ) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा ) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, भाषा ( हिन्दी, 

अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी) एवं बुद्धिमता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता तथा द्धितीय प्रश्न पत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, 
पर्यावरण , कृषि विज्ञान एवं वानिकीविज्ञान के होंगे, द्वितीय चरण में साक्षात्कार सम्पन्न होगा. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जयसिंह म्हस्के , सचिव . 


BOTIG { 64a , facis 5 374598 2019 


1314 ( 1 ) 


Atal Nagar, the 4th October 2019 


NOTIFICATION 


No. F 2 - 14 /2013 / 10 - 1/ Forest. — The following amendment in rule 3 (a) of Chhattisgarh Forest Services 
(Combined ) Examination Rules 2014 , namely : 


AMENDMENT 


In this rules , 


The following instead of the Rule (3 ) (a ) shall be substituted , namely : 


" (3 ) (a ) First stage (written examination ) shall consist of Two papers of Objective type , in which the first 

paper shall relate to General Studies, Language (Hindi English and Chhattisgarhi), IQ Test , Analyti 
cal Skills and Test of Reasoning, and Second paper to Science, Technology, Environment, 
Agriculture Science and Forestry Science . The second stage shall consist of Interview ." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JAISING MHASKEY, Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


